निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 603 ) पटना , सोमवार , 18 जुलाई 2016 


सं0 5 / सी0आर0 - 102 / 2016 ( खण्ड - 1 ) - 5447 

गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


संकल्प 


18 जुलाई 2016 
विषय : - भारतीय पुलिस सेवा के जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 

( Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु प्रतिवेदक प्राधिकार का निर्धारण के सम्बन्ध में । 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की 
संरचना पुनः निर्धारित किये जाने के फलस्वरुप नवसृजित संवर्गीय एवं गैरसंवर्गीय पदों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण एवं कतिपय संवर्गीय एवं गैरसंवर्गीय पदों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन 
हेतु पूर्व निर्धारित प्राधिकारों को संशोधित कर पुनर्निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या 3943 दिनांक 10.05.2012 द्वारा किया 
गया है । 

उक्त संकल्प के द्वारा जिला स्तर पर विधि व्यवस्था के प्रभावी नियंत्रण एवं जिला पदाधिकारी एवं पुलिस 
अधीक्षक के बीच दायित्वों के निर्वहन में बेहतर समन्वय बनाये रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस 
अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण निम्नरुपेण किया गया था : 


क्रमांक 


प्रतिवेदित पदा० 


। प्रतिवेदक प्राधिकार । समीक्षी प्राधिकार 


स्वीकरण प्राधिकार 


| जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय | जिला पदाधिकारी एवं 
पुलिस अधीक्षक 

क्षेत्रीय पुलिस 
उप - महानिरीक्षक 


पुलिस महानिदेशक , । 

बिहार 


मुख्यमंत्री 


2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक 01.04 .2016 के प्रभाव 
से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु Smart Performance Appraisal Report Recording Online 
Window [ PAR (SPARROW)] System लागू किये जाने एवं इस प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किया गया 
SPARROW Software में निहित व्यवस्था के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय 


Window PAR SE 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 जुलाई 2016 
पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0 ) आलेखन हेतु विभागीय संकल्प संख्या - 3943 दिनांक 10.05 . 
2012 को संशोधित करते हुए संकल्प संख्या - 3577 दिनांक 06.05. 2016 द्वारा निम्नरुपेण प्राधिकारों का निर्धारण किया 
गया है : 
क्रमांक 

प्रतिवेदित पदा० । प्रतिवेदक प्राधिकार समीक्षी प्राधिकार स्वीकरण प्राधिकार 


। 


जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय 

पुलिस अधीक्षक 


मुख्यमंत्री, बिहार 


क्षेत्रीय पुलिस 
उप - महानिरीक्षक 


पुलिस महानिदेशक, 

बिहार 


3. उक्त प्राधिकार निर्धारण के फलस्वरुप विभिन्न स्तरों से जिला स्तर पर सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन 
एवं विधि व्यवस्था के प्रभावी नियंत्रण में हो रही कठिनाईयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिसके 
आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए Multiple Reporting Authorities 
निर्धारण के बिन्दु पर मार्गदर्शन की मांग की गयी । 

4. गृह मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - 17048 / 01 / 2015 / IPS ACR Cell दिनांक 02.06. 2016 द्वारा 
Multiple Reporting Authorities के संबंध में दिए गये दिशा निर्देश के आलोक में जिला पुलिस 
अधीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ( PAR) आलेखन हेतु प्राधिकार का निर्धारण निम्नरुपेण 
किया जाता है : 


| क्रमांक 


प्रतिवेदित पदा0 


प्रतिवेदक प्राधिकार । समीक्षी प्राधिकार 


स्वीकरण प्राधिकार । 


जिला पुलिस अधीक्षक / वरीय | जिला पदाधिकारी एवं 
पुलिस अधीक्षक 

क्षेत्रीय पुलिस 
उप - महानिरीक्षक 


पुलिस महानिदेशक , 

बिहार 


मुख्यमंत्री, बिहार 


5. कंडिका -2 में निर्धारित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015 -16 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु 
प्रभावी रहेगा । 

6. कंडिका - 4 में निर्धारित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016 - 17 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु 
प्रभावी होगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
__ रंजन कुमार सिन्हा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 603 -571 + 500 - डी0टी0जी0I 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


